रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


MERA 


VIN 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub -section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बुधवार , नवम्बर 20 , 2019 / कार्तिक 29 , 1941 
NEW DELHI , WEDNESDAY, NOVEMBER 20, 2019/ KARTIKA 29 , 1941 


सं . 3734 ] 
No . 3734 ] 


वित्त मंत्रालय 


(वित्तीय सेवाएं विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 19 नवम्बर , 2019 


का . आ . 4159( अ ). - केन्द्रीय सरकार , बैंककारी कंपनी ( उपक्रमों का अर्जन और अंतरण ) अधिनियम , 1970 (1970 का 5 ) की 
धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम , 1970 में और संशोधन करने के लिए 
निम्नलिखित स्कीम बनाती है अर्थात् : 

(1 ) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध ) ( दूसरा संशोधन ) स्कीम, 2019 है । 


( 2 ) 


यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी । 


राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम , 1970 में पैरा 13क में , उप -पैरा ( 3क ) में , 


(i) आरंभिक भाग में “ जोखिम भारित आस्ति " शब्दों के स्थान पर "निवल अग्रिम " शब्द को रखा जाएगा । 
___ (ii) स्पष्टीकरण में “ जोखिम भारित आस्ति” शब्दों के स्थान पर “निवल अग्रिम” शब्द को रखा जाएगा । 

[ फा . सं . 16/ 22/ 2019-बीओ-I] 


TH 


| 


पर 


गा । 


बाज 


अमित अग्रवाल , संयुक्त सचिव 


टिप्पण : मूल स्कीम अधिसूचना संख्यांक का . आ . 3793 ( अ ), तारीख 16 नवम्बर, 1970 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक 

का . आ . 3350( अ), तारीख 17 सितम्बर , 2019 के द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी , जिसे भारत के राजपत्र , असाधारण , 
भाग II, खंड 3, उप - खंड (ii) में तारीख 18 सितम्बर , 2019 को प्रकाशित किया गया था । 


5970GI/2019 


( 1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3(ii )] 


MINISTRY OF FINANCE 


( Department of Financial Services) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 19th November, 2019 
S . O . 4159 (E ). — In exercise of the powers conferred by section 9 of the Banking Companies (Acquisition and 
Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970 ), the Central Government hereby makes the following Scheme further to 
amend the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 , namely : 
1 . ( 1 ) This Scheme may be called the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) 

(Second Amendment) Scheme, 2019 . 
(2 ) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette . 
In the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, in paragraph 13A , in 
sub-paragraph ( 3A ), — 
(i ) 

in the opening portion , for the words “ risk -weighted assets ” , the words “ net advances” shall be 

substituted ; 
( ii ) in the explanation , for the words " risk -weighted assets ” , the words “ net advances” shall be substituted . 


2 . 


[ E. No. 16/22 /2019 - BO .I ] 

AMIT AGRAWAL , Jt. Secy. 
Note: - The principal Scheme was published vide notification number S . O . 3793( E), dated the 16th November, 1970 

and was last amended vide notification number S .O . 3350 (E ), dated 17th September, 2019 , published in the 
Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section ( 3) , Sub -section (ii), dated the 18th September, 2019 . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 19 नवम्बर , 2019 


का . आ . 4160 ( अ). - केन्द्रीय सरकार , बैंककारी कंपनी ( उपक्रमों का अर्जन और अंतरण ) अधिनियम , 1980 (1980 का 40 ) की 
धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम , 1980 में और संशोधन करने के लिए 
निम्नलिखित स्कीम बनाती है अर्थात् : 
1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध )स्कीम ( दूसरा संशोधन) , 2019 है। 


( 2) 


यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी । 


राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम , 1980 में पैरा 13क में , उप - पैरा ( 3क ) में , 


(i) 


आरंभिक भाग में “जोखिम भारित आस्ति" शब्दों के स्थान पर “निवल अग्रिम ” शब्द को रखा जाएगा । 


( ii) 


स्पष्टीकरण में “ जोखिम भारित आस्ति " शब्दों के स्थान पर “निवल अग्रिम ” शब्द को रखा जाएगा । 


[ फा . सं. 16/ 22/ 2019-बीओ-I] 


अमित अग्रवाल , संयुक्त सचिव 


टिप्पण: मूल स्कीम अधिसूचना संख्यांक का . आ . 875 ( अ ), तारीख 4 नवम्बर , 1980 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक 

का . आ . 3351 ( अ ), तारीख 17 सितम्बर , 2019 के द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी , जिसे भारत के राजपत्र , असाधारण , 
भाग II , खंड 3, उप - खंड (ii ) में तारीख 18, सितम्बर 2019 को प्रकाशित किया गया था । 


[ HTT II - au 


3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 19th November, 2019 
S . O . 4160 (E ). — In exercise of the powers conferred by section 9 of the Banking Companies (Acquisition and 
Transfer of Undertakings) Act , 1980 (40 of 1980 ), the Central Government hereby makes the following Scheme further 
to amend the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 , namely: 

This Scheme may be called the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions ) 

(Second Amendment) Scheme, 2019 . 
(2 ) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette. 
In the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions ) Scheme, 1980 , in paragraph 13A , in 
sub -paragraph (3A ), 
(i) in the opening portion , for the words “ risk -weighted assets” , the words “ net advances” shall be 

substituted ; 
( ii) 

in the explanation , for the words “ risk -weighted assets” , the words “ net advances” shall be substituted . 


[ F . No. 16 / 22 / 2019 -BO . I] 

AMIT AGRAWAL , Jt. Secy . 
Note: — The principal Scheme was published vide notification number S . O . 875 (E ), dated the 4th November, 1980 and 

was last amended vide notification number S .O . 3351(E ), dated 17th September, 2019, published in the Gazette 
of India, Extraordinary, Part II , Section (3 ), Sub - section ( ii ), dated the 18th September, 2019 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . ALOK KUMAR Digitally signed by ALOKKUMAR 


Date: 2019.11.22 15 :50 :03 +05 30 


